रजिस्ट्री सं. डीएल - 33004/ 97 


REGD . NO . D . L.- 33004/ 97 


MLIAN 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग II - खण्ड 3 - उप - खंड ( ii ) 
PART II — Section 3– - Sub - section ( ii) 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


.. . - 


- - - - - 


N. 371] 


सं. 371 ] 
No. 371 ] 


नई दिल्ली , शुक्रवार, जून 27 , 1997 / आगाढ़ 6 , 1919 
NEW DELHI, FRIDAY , JUNE 27 , 1997/ASHADHA 6 , 1919 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- - - 


- 


. . . - 


- -- . 


- . - - - 


वित्त मंत्रालय 


( राजस्व विभाग ) 
केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड 


अधिसूचना 


नई दिल्ली, 26 जून, 1997 


आय - कर 


का . आ . 466( अ ). -- केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय - कर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 295 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय - कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् : 

1. ( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय - कर ( आठवाँ संशोधन ) नियम, 1997 है । 

( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे । 
2. आय- कर नियम, 1962 के नियम 12 के उपनियम ( 1 ) में , 
( i ) " धारा 139 की उपधारा ( 4ख ) " शब्द, कोष्ठक, अक्षर और अंक के पश्चात् " या धारा 139 के परन्तुक शब्द और अंक 

अंत: स्थापित किए जाएंगे ; 
(ii ) खंड ( ग ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात : 
“ ( घ ) उस व्यक्ति के मामले में जो धारा 139 के परन्तुक के अधीन विवरणी फाइल करने के लिए अपेक्षित है, जो प्ररूप सं. 2ग में होगी 

और उसमें विहित रीति से सत्यापित करेगा । " 


3. आय- कर नियम , 1962 के परिशिष्ट II में , प्ररूप सं. 2ख के पश्चात्, निम्नलिखित प्ररूप अंत : स्थापित किया जाएगा, अर्थात : 


1603 G197 -- 1 


THE GAZETTE OF INDIA . EXTRAORDINARY 


PART II - SEC . 3(ii)] 


प्ररूप सं . 2ग 


आय की विवरणी 


[ आय- कर नियम, 1962 का नियम 12( 1 )( घ ) देखिए ] 


इस प्ररूप का उपयोग केवल उसी व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है जिसने अपनी आय को विषरणी अभी तक फाइल नहीं की है और जो 
निम्नलिखित शर्तों में से किन्हीं दो को पूरा करता है : 


पूर्ष वर्ष ( अर्थात् 1 - 4 - 96 से 31 - 3 - 97, निर्धारण वर्ष 1997 - 98 की तत्स्थानी ) के दौरान किसी समय पर -- 
( क ) अनुदेशों में विनिर्दिष्ट फर्श क्षेत्र से अधिक स्थावर संपत्ति अधिभोग में थी 
( ख ) मोटर यान का स्वामी या पट्टाधारी था 
( ग ) टेलीफोन का अभिदाता था 
( घ ) स्वयं अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए विदेश यात्रा पर कोई व्यय उपगत किया है । 


भाग - 1 
सर्वसाधारण की जानकारी 


1. निर्धारण वर्ष 
2. नाम 


1997 - 98 
* अंतिम नाम 


मध्य नाम 


प्रथम नाम 


3. जन्म की तारीख * 


ता . ता , मा . मा . व. व . 


19 


4 . लिंग * ( पु. म. ) 
5. प्रास्थिति * * 


6 . पिता का नाम 


* अंतिम नाम 

मध्य नाम 
प्रथम नाम 


7. कार्यालय का पता 


पिन 


टेलीफोन 


8. आवासीय पता * 


पिन 


- 


टेलीफोन 


टेलीफोन 


- 


* केषन व्यष्टियों के लिए । अन्य के लिए अनुदेश देखें 
* * अनुदेशों में दी गई समुचित कूट संख्या का चयन करें । 


भाग - 2 
पूर्व वर्ष ( 1 - 4 - 96 से 31- 3 - 97 ) के दौरान – ( समुचित बाक्स पर सही का निशान लगाएं ) 


क्या अनुदेशों में विनिर्दिष्ट फर्श क्षेत्र से अधिक की स्थावर संपसि आपके अधिभोग में थी ? 

नहीं । 
क्या आप मोटर यान के स्वामी या पट्टाधारी थे ? 
हो । 

नहीं । 


[ भाग 11 - खण्ड ३ (ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


क्या आप टेलीफोन के अभिदाता थे ? 
हां 

नहीं । 
क्या आपने स्वयं के लिए या किमी अन्य व्यक्ति ( व्यक्तियों ) के लिए विदेश यात्रा पर कोई व्यय उपगत किया है ? 
हो । 

नहीं । 


भाग - ३ 
आय और संदत्त कर का विवरण 


अपनी आय के स्रोत ( सोतों ) का दिया जाना 


समुचित बाक्म पर 
सही का निशान लगाएं 


कारवार या बृत्ति 
से आय( शुद्ध ) 


वेतन 


गृह सम्पति से आय 


पुंजी अभिलाभ 


अन्य शोतों से आय 


1. 


- - - - - - - रु . 


सकल कुल आय 
( कृपि आय को अपवर्जित करते हुए ) 
कटौतियां 


- -- ----- - रु. 


कुल आय ( 1- 2 ) 


कुल्न आय पर कर 


रिवेट 


कुल मंदेय कर 
7. दीर्घकालीन पूंजी अभिलाभ से आय 

दीर्घकालीन पूंजी अभिलाभ पर कर 


- 


- 


- 


9. कुल कर ( 6 + 8 ) 
10. मंदत्त कर ( चालान की प्रति संलग्न करें ) 


- - - - - - - रु . 


सत्यापन 


मैं .....................( पूरा और स्पष्ट अक्षरों में नाम ) पुत्र/ पुत्री/पत्नी श्री . 

मानाठा पूर्वक घोपणा करता/ करती हूँ कि इस 
विवरणी में दी गई जानकारी मेरे मर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही, पूर्ण और मल्य रूप से कथित है और यह आय- कर अधिनियम, 1961 के 
उपबंधों के अनुसार निर्धारण वर्ष 1997 - 98 मे मुसंगत पूर्व वर्ष के लिए है । 


....... की मेरी हैसियत में यह विवरणी दे रहा/ रही हूँ और मैं यह विवरणी 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


* में यह भी घोषणा करता / करती हूँ कि मैं 
देने और इसे सत्यापित करने लिए भी सक्षम हूँ । 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC . 3( ii )] 


* धारा 140 के अनुसार प्राधिकृत व्यक्ति/ संरक्षक/हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब का कर्ता/हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब का सदस्य/ प्रबंध निदेशक /निदेशक/ प्रधान 
अधिकारी/ प्रबंधं भागीदार/ भागीदार/ मुख्य कार्यपालक अधिकारी लिखें । यदि आप इस विवरणी को प्राधिकृत प्रतिनिधि के साथ दे रहे हैं तो मुखारनामा संलग्न 
करें । 


तारीख 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


स्थान ............. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


हस्ताक्षर 


[ फा . सं. 141/ 48/ 97 - टी . पी. एल./ अधिसूचना सं . 10377 ] 


डॉ. प्रबोध सेठ, अवर सचिव 


MINISTRY OF FINANCE 


(Department of Revenue) 


CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 27th June. 1997 


INCOME -TAX 


S .O . 466 (E ).- In exercise ofthe powers conferred by sub -scction (1) of section 295 of the Income-tax Act, 1961 (43 
of 1961 ), thc Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules futher to amend thc Income- lax Rules, 1962, 
namely . 

1 ( 1) These rules may be called the Inconie - tax (Eighth amendment) Rules. 1997. 

(2) They shall come into force on their publication in thc Official Gazette . 
2 . In the Income-lax rules, 1962 , in rulc 12 . in sub - rule ( 1 ) - 
(i) after the words, brackets , letter and figure “ sub -section (4B ) of section 139” , the words and figure or proviso 

to section 139 " shall be inserted.. 
(ii ) after clause (c).the following clause shall be inserted, namely .- - 

" ( d ) inthe case of a person required to file a return under the proviso to section 139. be in Form No . 2C 

and verified in the manner prescribed therein " . 


3. In Appendix II to the Income-tax Rules, 1962, after Form No. 2B , the following Form shall be inserted , namely -- 


[ 401 II - - O S 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


FORM NO . 20 

RETURN OF INCOME 
[See rule 12 (1) (d ) of Income-tax Rules , 1962 ] 


This form may be used only by any person who has not illed his return of Inooine hitherto and who fulllis any two of the 
following conditions: 


At any time during the previous year, (1. e . 1 4 . 118 to 31 3 97, corresponding to 188088ment year 1997 -98) 
( a ) was in occupation of Immovable property exceeding the floor area specifle i In the Instructions 
(b ) was the owner or tho lestee of a motor vehicle 
( C ) was a subscriberto a tolephone 
( d ) incurred any expenditure on travel to a foreign country for himself or for any other person 


PART - 1 
GENERAL INFORMATION 


1 Assesgrnent Yoar 


99 


1 


2 .Name " last name 

middle name 

first name 


4 . Sex * MIF ) 


LLLLL 


ILULI 


- 


YL - 


4 


3.Dale of blitha ODM MYY 
6 . Father s name " lastname 

middle name 

First name 


i Offico Address 


Tolophone: 


18 .Residential Address 


| 


PIN 


Telephone: 


# For Individuals only for others see Instruclion13, 
• Select the appropriate code number given in the instructions 


PART - 11 


During the previous year, ( 1.44. 96 10 31 397) - 


( Pick appropriate box ) 


Were you in occupation of an immovable property es reeding the floor aren specified in the 
Instructions ? 


Yes O 


No C 


2 . 


Were you the owner or les ice of a motor vehicle ? 


ves D 


No [ ] 


Were you a subscribe on Telephone ? 


Yes O 


No C ) 


Did you incurvy Cypcnditue on and to a foreign country for youself or for any other 
person (s )" 


1603 61/97 - 2 


Yes 


o 


No 


[ ] 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[Part II- Sec. 3 ( ii)] 


PART - III 
STATEMENT OF INCOME AND TAX PAID 


Tick appropriate bor - 


Giving your source( s) of income 


Salaries 


Income from 
House Property 


Income (net) froin 
Business or Profession 


Capilal 
Gains 


Inconie from 
other jources 


1. 


- 


dimitrionon 


Gross Total Income 
( excluding agricultural income and income 
from long -term capital gain ) 
Deductions 
Total Income (1 - 2 ) 
Tax on Total Income 
Rebate 
Net tax payable 
Income from long - terii capital gain 
Tax on long - term capijal gain 
Total tax (6 + 8 ) 
Tax Paid 
(attach copy of challan ) 


Rs. 
Rs. 
Rs. 


10 . 


VERII:İÇATION 


(Name in full and in block letters), jon /daughter /wife of _ _ 

solemnly declare that, to the best ofmy knowledge and belief, the informaticin given 
in this return is correct, complete and truly stilted and in accordance with the provisions of Income-lax Act, 
1961, for the previous year relevant to the assessment year, 1997 - 98 . 


* I further declare that I am inaking tliis return in my capacity as 
and I am also competent to make this return sind verify it . 


* Write authorised person / guardian /Karta of Hindu Undivided family member of the Hindu Undivided 
family /Managing Director/Director/Principal Officer/Managing Partner /l artner/ Chief Executive Officer as 
per section 140 . Attach power of attorycy if you are making this return is an authorised representative 


Datc 
Place 


Notification No . 10377 / F . No. 142 /48 /97 - TPL ) 

DR PRABODH SETH , Under Secy . 


- - 


Printed by the Manager. Govt of India Press, Ring Road . Mayapuri, New Delhi- 110064 

und Published by the Controllor of Publications. Dolhi- 110054 — 1997 


